Com 


. 


. 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 ज्येष्ठ 1936 ( श०) 
संख्या 242 राँची ,बुधवार 

28 मई , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
27 मई , 2014 


14 


संख्या- 1/ आ0-580/ 2014 का .- 4756 -- श्री अरवा राजकमल , भा . प्र. से. ( झाः2008), तत्कालीन 
उपायुक्त , बोकारो को अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3(1) में 
निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलम्बित किया जाता है । 

___ 2. निलम्बन अवधि में श्री अरवा राजकमल का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची रहेगा । 

3. श्री अरवा राजकमल को अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली 
1969 के नियम 4( 1) एवं 4(2 ) के अंतर्गत निलम्बन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 मई, 2014 
4. श्री अरवा राजकमल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय लिया गया है , 
जिसका आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा कांशी, 


सरकार के अपर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 242 - 50 | 


